निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 162 ) 


2 वैशाख 1931 ( श0 ) 
पटना, बुधवार , 22 अप्रील 2009 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

27 मार्च 2009 
संख्या :-वि०स० ( या० )- 864/08 -1037 वि०स० — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता 
है कि बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 270 के अधीन माननीय अध्यक्ष , बिहार 
विधान सभा ने वर्ष 2009 - 2010 के लिए याचिका समिति का गठन निम्न प्रकार किया है : 
1. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह 

स०वि०स० 

सभापति 
2. श्री अवनीश कुमार सिंह 

स०वि०स० 

सदस्य 
3. श्री छोटे लाल राय 

स०वि०स० 

सदस्य 
श्री नरेन्द्र कुमार नीरज 

स०वि०स० 

सदस्य 
श्री विभाष चन्द्र चौधरी 

स०वि०स० 

सदस्य 
श्री विनोद नारायण झा 

स०वि०स० 

सदस्य 
श्री संजय सारावगी 

स०वि०स० 

सदस्य 
श्री मो० तौसिफ आलम 

स०वि०स० 

सदस्य 
श्री हृदय नारायण सिंह 

स०वि०स० 

सदस्य 
श्री अनिल कुमार ( 194 ) 

स०वि०स० 

सदस्य 
श्री ललित कुमार यादव 

स०वि०स० 

सदस्य 
श्री दिलीप कुमार यादव 

स०वि०स० 

सदस्य 
श्री रामदेव महतो 

स०वि०स० 

सदस्य 
श्री डॉ० अशोक कुमार 

स०वि०स० 

सदस्य 
श्री तार किशोर प्रसाद 

स०वि०स० 

सदस्य 
श्री नितीन नवीन 

स०वि०स० 

सदस्य 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 22 अप्रील 2009 


श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह , स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । इस 
समिति का कार्यकाल 1 अप्रैल , 2009 ई० से 31 मार्च, 2010 ई० तक होगा । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, 

सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 162-571 + 50- डी०टी०पी० | 


